रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


सयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI Section 3– Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 312 ] 
No. 312 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, जुलाई 12 , 2006 / आषाढ़ 21 , 1928 
NEW DELHI,WEDNESDAY, JULY 12 , 2006 /ASADHA 21, 1928 


FRIA 1 


27 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 जलाई, 2006 
सा. का.नि . 417 ( अ )... - केन्द्र सरकार, नागरिकता अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 57 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, नागरिकता नियम, 1956 का , गुजरात और राजस्थान राज्यों को 
उन्हें लागू करने के लिए आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता ( संशोधन ) 
नियम, 2006 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. नागरिकता ( संशोधन ) नियम , 2004 में " दो वर्ष " शब्दों के 
स्थान पर " तीन वर्ष " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा. सं. 26011/5/ 2005 - आई. सी .-I ] 

दुर्गा शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मुख्यनियम , अधिसूचना सं. का.नि. आ . 1574 
के तहत 7 जुलाई , 1956 को प्रकाशित किए गए थे और जिन्हें बाद में 
निम्न के तहत संशोधित किया गया : 

1. का . आ . 372, दिनांक 10 मई , 1958 
2. सा. का.नि 2795 , दिनांक 18 दिसंबर , 1969 
3. सा . का. नि . 1642, दिनांक 28 अगस्त, 1970 
4. सा . का. नि . 383( अ ), दिनांक 4 जून , 1981 


5. सा . का.नि . 567( अ ), दिनांक 1 अप्रैल, 1986 
6. सा. का.नि . 18( अ ), दिनांक 7 जनवरी, 1987 
7. मा. का नि. 25 ( अ), दिनांक 15 जनवरी, 1997 
8. सा. का.नि . 392 ( अ), दिनांक 13 अप्रैल, 1987 
9. सा. का. नि . 141 ( अ ), दिनांक 19 मार्च, 1998 
10. सा . का. नि . 344 ( अ ), दिनांक 20 अप्रैल, 2000 
11. सा . का. नि . 937 ( अ ), दिनांक 10 दिसंबर , 2003 
12. सा . का.नि . 168( अ ), दिनांक 28 फरवरी, 2004 
13. सा . का. नि . 219 ( अ ), दिनांक 26 मार्च, 2004 
14. सा . का. नि. 85 ( अ ), दिनांक 22 फरवरी, 2005 
15. सा. का. नि . 225( अ ), दिनांक 11 अप्रैल, 2005 
16. सा. का.नि. 484 ( अ), दिनांक 20 जुलाई, 2005 
17. सा. का.नि. 702 ( अ ), दिनांक 2 दिसंबर, 2005 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th July, 2006 
G . S . R . 417 (E ). - - In exercise of the powers conferred 
by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the 
Central Government hereby make the following rules 
further to amend the Citizenship Rules, 1956 in their appli 
cation to the States of Gujarat and Rajasthan , namely : 

1. (1) These rules may be called the Citizenship 
(Amendment) Rules , 2006 . 


2120C1/ 2016 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


: 


PART I - SEC 3(1)] 


. 


st 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2. In the Citizenship ( Amendment)Rules, 2004 , for 
the words, two years ," the words " three years” shall be - 
substituted . 

[F. No. 26011/5/2005- IC -I] 

DURGA SHANKER MISHRA, Jt. Socy. 
Foot Note : — The Principal rules were published on 
7th July, 1956 vide Notification No. S. R . O . 1574 and were 
subsequently amended vide : 

1. S.O . 872, dated 10th May, 1958 
2. G .SR . 2795, dated 18th December, 1969 
3. G .S.R . 1642,dated 28th August, 1970 
4 . G . S.R . 383 (E ), dated 4th June, 1981 


5. G . S.R . 567 (E ), dated Ist April, 1986 
6 . G . S.R . 18 (E ), dated 7th January , 1987 
7. GS.R . 25 (E ),dated 15th January, 1987 
8. G .S.R . 392(E ),dated 13th April, 1987 
9. G .S.R . 141(E ), dated 19th March , 1998 
10 . G .S.R. 344E), dated 20th April, 2000 
11. G .S . R . 937 (E ), dated 10th December, 2003 
12. G .S.R . 168(E ), dated 28th February, 2004 
13 . G .S.R . 219(E ), dated 26th March , 2004 
14. G .S.R . 85(E ), dated 22nd February, 2005 
15 . G .S.R. 225 (E ),dated 11th April,2005 
16 . GSR 484€ ), dated 20th July , 2005 
17 . G .S.R. 702 (E ),dated 2nd December, 2005 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Pubtished by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


